निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 आश्विन 1934 ( NO ) 
( संo पटना 571) पटना, वृहस्पतिवार , 18 अक्तूबर 2012 


योजना एवं विकास विभाग 


पत्रांक यो०स्था01 / 3 - 2 / 2012 - 4216 / यो०वि० 
प्रेषक , 

विजय प्रकाश, 

प्रधान सचिव 
सेवा में , 

महालेखाकार, 

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना 
विषयः 

योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्य प्रमंडल के लिए 228 संविदा 
आधारित नियत वेतन पर सृजित अराजपत्रित पदों को निर्धारित वेतनमान में 
सम्परिवर्तित एवं सृजित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति । 

दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 
महाशय, 

राज्य सरकार के द्वारा राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य 
से योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अंतर्गत जिला स्तरीय 
कार्य प्रमंडलों की संरचना गठित की गयी है । इन जिला स्तरीय कार्य प्रमंडलों के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित 
करने के उद्देश्य से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 370 दिनांक 25.01. 2012 द्वारा प्रधान लिपिक , उच्च वर्गीय लिपिक एवं 
निम्नवर्गीय लिपिक के साथ - साथ संविदा आधारित नियत वेतन पर चालक एव अनुसेवक का पद भी सृजित किया 
गया है । 

2. दिनांक 10.02. 2012 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के 
सुदृढ़ीकरण हेतु सम्पन्न बैठक में निर्णय लिये गए कि चालक एवं अनुसेवक के लिए ग्रामीण कार्य विभाग में कार्मिक 
उपलब्ध हैं । योजना एवं विकास विभाग में इनके लिए संविदा आधारित पद सृजित हैं । इन संविदा आधारित पदों को 
नियमित पद के रूप में सम्परिवर्तन कराने हेतु योजना एवं विकास विभाग कार्रवाई करेगा । 

___ 3. तद्नुसार योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सृजित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के 
अभियंत्रण कार्य प्रमंडलों के लिए ग्रामीण विकास विभाग में राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के अधीन पूर्व से चालक 


बिहार गजट ( असाधारण), 18 अक्तूबर 2012 
एवं अनुसेवक के सृजित पदों के प्रापण के उपरांत निम्नरूपेण चालक एवं अनुसेवक पदों के पूर्व सृजित संविदा 
आधारित पदों को यथा निर्धारित वेतनमान में सम्परिवर्तित एव सृजित किया जाता है : 


पदों की संख्या 


क्रमांक 

1 


पद 
2 


वेतनमान 

4 


3 


चालक 


पी0वी0 - 1 ग्रेड पे - 1900 / 


57 
( प्रति कार्य प्रमंडल एक - एक पद ) 

171 
( प्रति कार्य प्रमंडल तीन - तीन पद ) 


2 


अनुसेवक 


पी0वी0 - 1 ग्रेड पे - 1800 / 


4. उपर्युक्त पदों के सृजन के पश्चात उन पर होने वाला व्यय का वहन बजट शीर्ष - 2053 -जिला प्रशासन, 
उप मुख्य शीर्ष - 00, लघु शीर्ष - 094 - अन्य स्थापनाएँ , उपशीर्ष - 0007 - योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण , मांग 
संख्या - 35 , विपत्र कोड - N - 2053000940007 के अन्तर्गत विकलनीय होगा । 

5. उपर्युक्त पदों के निर्धारित वेतनमान में सम्परिवर्तन के प्रस्ताव पर दिनांक 13.07. 2012 को सम्पन्न प्रशासी 
पदवर्ग समिति का अनुमोदन प्राप्त है । 

___ 6. राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 05. 10. 2012 की बैठक में मद संख्या 13 के रूप में सम्मिलित उपर्युक्त प्रस्ताव 
पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय प्रकाश, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 571-571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


